" 


... 


17 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 फाल्गुन, 1936 ( श०) 
राँची, गुरुवार 

12 मार्च, 2 0 15 ( ई० ) 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


संख्या 157 


अधिसूचना 

11 मार्च, 2015 
अ0स0 -5/ कृ0वि0प0-13 /2007 .....72 8 / कृ0,-- झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 की 
धारा -33 क (2 ) के अंतर्गत प्रधान सचिव/ सचिव , कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड , रांची को 
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , झारखण्ड , रांची के अध्यक्ष पद पर अगले आदेश तक तात्कालिक 
प्रभाव से मनोनित किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 / - ) असपष्ट 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 157 - 50 + 100 | 


